रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


REGISTERED No . D. L .- 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


A 


nandaknimaARAMmmm 


PART 


minimum 


CILLIA 


Mammal 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 27 
No. 27 


दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 16, 2016/ माघ 27 , 1937 
DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16 , 2016 /MAGHA 27, 1937 


[ रा. रा . रा . क्षे. दि. सं . 208 

IN. C. T. D. No. 208 


भाग - IV 


PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली 

___ अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 16 फरवरी, 2016 
सं . 81 / नियम / डी. एच . सी . - दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधीश , सूचना का अधिकार 
अधिनियम 2005 की धारा 28 की उप -धारा ( 1 ) सह- पठित धारा 2 (ड ) (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
दिल्ली उच्च न्यायालय ( सूचना का अधिकार ) नियम , 2006, जो दिल्ली राजपत्र असाधारण , भाग IV सं . 131 
( रा . रा . क्षे. दि . सं . 109 ) दिनांक 11 अगस्त 2006 में अधिसूचना सं. 180 /नियम/ डी . एच . सी . दिनांक 11 अगस्त 2006 द्वारा 
अधिसूचित , दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग- IV सं . 80 ( रा . रा. क्षे. दि . सं . 30) दिनांक 08. 05 .07 में अधिसूचना सं . 
117/नियम / डी . एच. सी दिनांक 08. 05 .07 द्वारा संशोधित, आगे दिल्ली राजपत्र असाधारण , भाग IV सं . 185 ( रा . रा. क्षे. दि . 
सं . 206 ) दिनांक 29 . 10 . 07 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 225 /नियम / डी. एच . सी दिनांक 29 . 10 . 07 द्वारा संशोधित तथा 
दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV सं . 19 ( रा. रा. क्षे. दि. सं. 301) दिनांक 31 . 01 . 2008 में प्रकाशित शुद्धिपत्र 
सं . 117/नियम . डी. एच. सी . दिनांक 31 .01.2008 द्वारा संशोधित आगे दिल्ली राजपत्र असाधारण , भाग IV सं. 12 
( रा. रा . क्षे. दि. सं . 303 ) दिनांक 22. 01 . 2009 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 46 /नियम / डी. एच . सी . दिनांक 22. 01 . 09 द्वारा 
संशोधित , आगे दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV. सं . 77(रा .रा. क्षे. दि. सं. 41) दिनांक 13 . 05 . 2010 में प्रकाशित 
अधिसूचना सं . 178/नियम/ डी . एच . सी . दिनांक 13.05. 2010 द्वारा संशोधित तथा आगे दिल्ली राजपत्र असाधारण, भाग IV 


797DG/ 2016 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


सं . 118 ( रा . रा . क्षे. दि. सं . 96) दिनांक 11. 09 .2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 456 /नियम/ डी . एच . सी दिनांक 
11. 09 . 2014 द्वारा संशोधित किये गये थे, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं । 

संशोधन 
(I ) वर्तमान नियम 10(i)( क ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा । 


TO 


"100) (क) आवेदन शुल्क - रु . 10 प्रति आवेदन " 
( II ) वर्तमान नियम 10 (i) ( ख ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा : 

"10 (i) ( ख ) अन्य शुल्क - 
अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा 4 तथा धारा 7 की उप -धारा ( 1 ) तथा ( 5) के अधीन सूचना 

प्रदान करने के लिए शुल्क निम्न दरों पर लिया जायेगा , अर्थात् : 
( क ) ए - 3 अथवा इससे छोटे आकार के कागज़ के प्रत्येक पृष्ठ हेतु रु . 2 ; 
( ख ) बड़े आकार के कागज़ के लिए फोटोकॉपी की वास्तविक कीमत अथवा मूल्य ; 
( ग) नमूनों अथवा मॉडल के लिए वास्तविक कीमत अथवा मूल्य ; 
( घ) प्रत्येक डिस्क अथवा फ्लॉपी के लिए रु. 50 ; 
( ङ ) प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य अथवा प्रकाशन के अवतरण हेतु फोटोकॉपी के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो 

रुपये ; 
( च ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं तत्पश्चात प्रत्येक घंटे या उसके भाग हेतु 

पांच रुपये; तथा ; 
( छ ) सूचना उपलब्ध कराने में जो भी डाक खर्चा है उतना जो रु. 50 से अधिक हो । 
(III) उपर्युक्त नियम 10 ( i) ( ख ) के बाद नया नियम 10 (i) ( ग) निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा जायेगा | 

"10.(i) ( ग) शुल्क के भुगतान में छूट " - नियम 10 ( 1) (क ) तथा नियम 10 (1) ( ख ) के अंतर्गत 
किसी व्यक्ति से जो गरीबी रेखा से नीचे है कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते इस सम्बन्ध में उपयुक्त 

सरकार द्वारा जारी किये गए प्रमाण -पत्र की प्रतिलिपि आवेदन के साथ दी गई है । " 
नोट : ये सभी संशोधन गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 


HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 16th February , 2016 
No. 81/Rules /DHC . — In exercise of the powers conferred by sub- section (1 ) of Section 28 read with Section 
2 ( e ) ( iii ) of the Right to Information Act , 2005 , Hon ble the Chief Justice of the High Court of Delhi hereby makes the 
following amendment in Delhi High Court (Right to Information ) Rules, 2006 , which were notified vide Notification 
No. 180 /Rules/DHC dated 11th August , 2006 , in DelhiGazette Extraordinary, Part IV No. 131 (N . C . T . D . No . 109 ) dated 
11th August , 2006, amended vide Notification No .117/ Rules / DHC dated 8. 5 . 2007 published in Delhi Gazette 
Extraordinary , Part IV No. 80 ( N . C . T. D . No. 30 ) dated 8 . 5 . 2007 , further amended vide Notification No . 225 /Rules/DHC 
dated 29 . 10 .2007 published in Delhi Gazette Extraordinary , Part IV No. 185 ( N . C . T .D . No . 206 ) dated 29 . 10 . 2007 and 
corrected vide Corrigendum No. 117 /Rules/DHC dated 31. 1 . 2008 published in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV 
No . 19 ( N. C . T . D . No . 301 ) dated 31 . 1 . 2008, further amended vide Notification No . 46 / Rules / DHC dated 22. 1. 2009 
published in Delhi Gazette Extraordinary , Part IV No . 12 ( N . C . T. D . No . 303) dated 22 . 1 .2009, further amended vide 

Notification No. 178, Rules / DHC dated 13. 05. 2010 published in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No. 77 ( N. C . T . D . 
No. 41 ) dated 13 .05. 2010 and further amended vide Notification No. 456 /Rules/DHC dated 11.09 .2014 published in 
Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No. 118 ( N . C . T . D . No . 96 ) dated 11. 09. 2014 : 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


AMENDMENTS 


( 1) The following shall be substituted for the existing Rule 10.(i)( A ) : 
"10.( i)( A ) Application Fee - 10 Rupees per application " 
( II ) The following shall be substituted for the existing Rule 10.(i)( B ) : 
"10.(i)( B) Other fees -- 
Fee for providing information under sub - section (4 ) of Section 4 and sub - sections (1) and (5 ) of Section 7 of the 
Act shall be charged at the following rates , namely : 
(a ) rupees two for each page in A -3 or smaller size paper ; 
(b ) actual cost or price of a photocopy in large size paper ; 
( c) actual cost or price for samples or models ; 
( d ) rupees fifty per diskette or floppy; 
(e) price fixed for a publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication ; 
(f) no fee for inspection of records for the first hour of inspection and a fee of rupees 5 for each subsequent hour 
or fraction thereof; and 
(g) so much of postal charge involved in supply of information that exceeds fifty rupees ." 


( III ) New Rule 10 .(i) ( C ) shall be added after the above Rule 10.(i)( B ), in the following manner : 
" 10.(i) ( C) Exemption from Payment of Fee - No fee under rule 10.(i)( A ) and rule 10.(i) ( B) shall be charged from 
any person who is below poverty line provided a copy of the certificate issued by the appropriate Government in 
this regard is submitted alongwith the application ." 
NOTE : THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN 
THE GAZETTE. 


दिल्ली, 16 फरवरी, 2016 
सं . 82 /नियम / डी. एच . सी . - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 की उपधारा ( 1 ) 
सहपठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के द्वारा प्रदत्त शक्ति तथा अन्य सभी सामर्थ्यकारी उपबंधों का 
प्रयोग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय एतद्वारा दिल्ली जिला न्यायालय ( सूचना का अधिकार ) नियम, 2008, जो 
दिल्ली राजपत्र असाधारण , भाग IV सं . 66 ( रा . रा . क्षे. दि . सं . 30 ) दिनांक 6 मई, 2009 में सं . 
162/नियम /डीएचसी दिनांक 6. 5 . 2009 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV 
सं . 118 ( रा . रा. क्षे. दि. सं . 96 ) दिनांक 11.09. 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं . 457 /नियम/ डीएचसी दिनांक 
11. 09 . 2014 द्वारा आगे संशोधित किये गए थे, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
(I) वर्तमान नियम 4 के उप -नियम (ग ) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा : 

" 4( ग). अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा ( 4) तथा धारा 7 की उप -धारा ( 1) तथा (5) के अंतर्गत 
सूचना देने का शुल्क निम्न दरों से लिया जाएगा , अर्थात : 

(i) ए- 3 या छोटे आकार के कागज के लिए प्रति पृष्ठ दो रुपये; 
(ii ) बड़े आकार के कागज़ के लिए फोटोकॉपी की वास्तविक कीमत या मूल्य ; 

नमूनों अथवा मॉडल के लिए वास्तविक कीमत या मूल्य ; 
( iv ) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु पहले घन्टे के लिए कोई शुल्क नहीं तत्पश्चात प्रत्येक घन्टे या 

उसके भाग हेतु 5 रुपये; तथा 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


( v) सूचना प्रदान करने में होने वाला उतना डाक खर्च जो पचास रूपये से अधिक हो । ” 
(II ) वर्तमान नियम 4 के उप -नियम ( घ ) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा : 

" 4( घ ). अधिनियम की धारा 4 की उप -धारा ( 4) तथा धारा 7 की उप - धारा ( 1) तथा ( 5 ) के अंतर्गत . 
सूचना देने का शुल्क निम्न दरों से लिया जाएगा , अर्थात : 

(i) प्रत्येक डिस्क या फ्लॉपी के लिए पचास रुपये; तथा 
(ii ) प्रकाशन हेतु निर्धारित मूल्य अथवा प्रकाशन के अवतरण के लिए फोटोकॉपी के प्रत्येक 

पृष्ठ हेतु दो रुपये." 
( III) वर्तमान नियम 4 के उप -नियम ( छ) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा : 

" 4.( छ) नियम 4 के उप-नियम (क), उप -नियम (ग) व उप -नियम (घ) के अंतर्गत किसी व्यक्ति से जो 
गरीबी रेखा से नीचे है कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा बशर्ते इस सम्बन्ध में उपयुक्त सरकार द्वारा जारी 

किए गए प्रमाण - पत्र की प्रतिलिपि आवेदन के साथ दी गयी है । " 
(IV) वर्तमान नियम 7 (iii) के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित होगा : 

" 7.(ii) सूचना मंत्रालय संबंधी स्टाफ की नियुक्ति हेतु जिला न्यायाधीश के कार्यालय द्वारा आयोजित 
किसी परीक्षा या चयन प्रक्रिया की गोपनीयता से सम्बंधित है। तथापि आवेदक /परीक्षार्थी अपनी स्वयं 
की आंकी गई उत्तर पत्रिका की प्रति के निरीक्षण के साथ - साथ उसे प्राप्त करने का भी अधिकारी 

होगा । " 
नोट : ये संशोधन इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे | 

न्यायालय के आदेशानुसार 


विनोद गोयल, महानिबंधक 


Delhi,the 16th February , 2016 . . 
___ E. 82 / Rules /DHC. - In exercise of the power conferred by sub -section (1 ) of Section 28 of the Right to 
information Act , 2005 , read with Article 235 of the Constitution of India and all other enabling provisions, the High 
Court of Delhi hereby makes the following amendments in Delhi District Courts (Right to Information ) Rules, 2008 , 
which were notified vide No. 162/ Rules / DHC dated 6. 5.2009 in Delhi Gazette Extraordinary , Part IV No. 66 ( N. C . T. D . 
No . 30 ) dated 6th May, 2009 and further amended vide Notification No. 457/ Rules/DHC dated 11. 09. 2014 published in 
Delhi Gazette Extraordinary Part IV No . 118 ( N. C . T. D . No . 96 ) dated 11. 09 .2014 : 


( I ) 


AMENDMENTS 
The following shall be substituted for the existing sub-rule ( c ) of Rule 4 : 

“ 4 .( c ) Fee for providing information under sub - section ( 4 ) of Section 4 and sub - sections ( 1) and ( 5 ) of Section 
7 of the Act shall be charged at the following rates, namely : 

(i) rupees two for each page in A - 3 or smaller size paper ; 
( ii ) actual cost or price of a photocopy in large size paper ; 
( iii ) actual cost or price for samples or models ; 
(iv ) no fee for inspection of records for the first hour of inspection and a fee of rupees 5 for each 

subsequent hour or fraction thereof; and 
(v ) so much of postal charge involved in supply of information that exceeds fifty rupees ." 
The following shall be substituted for the existing sub -rule ( d ) of Rule 4 :- . 
" 4.(d ) Fee for providing information under sub-section ( 4) of Section 4 and sub -sections ( 1) and ( 5) of Section 
7 of the Act shall be charged at the following rates, namely : 

(i) rupees fifty per diskette or floppy ; and 

(ii) price fixed for a publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication ." . 
The following shall be substituted for the existing sub - rule (g ) of Rule 4 : 


( II ) 


(III) 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


54 . (g ) No fee under sub - rule (a ), sub -rule ( c) and sub -rule ( d ) of rule 4 shall be charged from any person who 
is below poverty line provided a copy of the certificate issued by the appropriate Government in this regard is 

submitted alongwith the application . " 
(IV ) The following shall be substituted for the existing Rule 7 ( iii) : 
“ 7 .(iii ) The information relates to the confidentiality of any examination or selection process conducted by 

the office of the District Judge for the appointment of ministerial staff. However , the 
applicant/examinee shall be entitled to inspect, as well as, receive copy of his own evaluated answer 

sheet." 
NOTE : 

THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION 
IN THE GAZETTE . 


( TA 


DIDI 


TY 
1 LIIL 


IN 


By Order of the Court 
VINOD GOEL , Registrar General 


797 29 / 16 -2 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 . 


